आर. ए. के. कृषि महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.) 
“विश्व जल दिवस” (World Water Day) 
दिनांक 22 March 2021 
प्रतिवेदन रिपोर्ट 


आर ए के कृषि महाविद्यालय सीहोर में 22 मार्च 2021 को “विश्व जल दिवस” अधिष्ठाता डॉ. एच. डी. वर्मा की 
अध्यक्षता में मनाया गया 1 इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, वैज्ञानिक, कर्मचारी गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित 
थे साथ ही उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-01, सीहोर के छात्र- छात्राएं उपस्थित थे 1 “विश्व जल दिवस” के 
उपलक्ष में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए- 


क्र. | आयोजित कार्यक्रम विषय प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी छात्र 
संख्या 


1. | आयोजित प्रतियोगिता | | ७ 


सरंक्षण | उत्कृष्ट उ. मा. विद्यालय क्रमांक-01, | 7 


निबंध लेखन | जल 
प्रतियोगिता (Water 
Conservation 
2 | चित्रकला प्रतियोगिता आर ए के कृषि महाविद्यालय सीहोर शिना 
(Valuing Water)" 


Lectures 










9. Name of Speakers Subject 


Tl Ia B.K.Sharma (Assistant Professor), RAK College of | Water 
Agriculture Sehore Conservatio 
n 


II. Program organizer - 0. K. Raidas (Assistant Professor) 


निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान छात्र निशांत मेवाड़ा कक्षा 11वीं ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान कुमारी महक 
बाथम 11वीं एवं तृतीय स्थान अजय कुमार कक्षा 11वीं के छात्र ने प्राप्त किया साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतियोगिता 
में महाविद्यालय की छात्रा कुमारी नीलिमा लोधी, द्वितीय स्थान दीप्ति सोनी एवं तृतीय स्थान विभूति चौकसे ने प्राप्त किया | 


प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अधिष्ठाता डॉ. एच डी वर्मा सर एवं महाविद्यालय 
के प्राध्यापक डॉ. पी एस रघुवंशी, डॉ. डी आर सक्सेना डॉ. के एन पाठक द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत 
किया गया शेष छात्रों को सहभागिता प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा दिया गया | 





छात्रों द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता 





छात्रों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता 


1010 Valuing W 


‘World Wate Ri 


i / ES 20? 





अधिष्ठाता महोदय एवं प्राध्यपक गणो द्वारा छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र का वितरण 


कार्यक्रम में डॉ. बीके शर्मा (वैज्ञानिक) द्वारा जल संरक्षण विषय पर व्याख्यान दिया गया! साथ ही अधिष्ठाता 
महोदय द्वारा महाविद्यालय एवं स्कूल के छात्र -छात्राओं एवं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को संबोधित किया गया । 
कार्यक्रम के अंत में अधिष्ठाता डॉ. एच डी वर्मा सर द्वारा महाविद्यालय की छात्र-छात्राओं, उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय क्रमांक- 01 के छात्र छात्राओं को एवं महाविद्यालय विद्यालय के समस्त स्टॉप को जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई 


गई 





अधिष्ठाता महोदय द्वारा जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई 1 
कार्यक्रम का संचालन डी के रैदास (सहायक प्राध्यापक) द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का आभार डॉ. रोहन शर्मा द्वारा 
किया गया 1 


अधिष्ठाता 
आर ए के कृषि 
महाविद्यालय, सीह 


